निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 24 


10 आषाढ़ , 1931 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

1 जुलाई, 2009 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-10 


भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


2 , 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग-1- ख - मैट्रीकुलेशन , आई0 ए 0, आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी o , एम 0 ए 0 , 
एमएससी o , लॉ भाग-1 और 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


परीक्षा- फल, 


भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग -9_विज्ञापन 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

11-12 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन , सूचनाएं , 
न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग-4 बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 1 जुलाई 2009 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , 

छुट्टी 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


कार्मिक विभाग 


अधिसूचना 

20 मई 2009 
संख्या 7 पी 4-2-22 / 2007-4543 – का ० - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(ऐक्ट 2, 1974) की धारा 21 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखित पदाधिकारियों को दिनांक 23 अप्रील 2009 से 
16 मई 2009 तक अनुबद्ध अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित जिले के लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्त करते है और 
निदेश देते है कि उक्त पदाधिकारी उक्त जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2, 1974) के अन्तर्गत कार्यपालक दण्डाधिकारी को 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 
राज्यपाल उक्त पदाधिकारियों को धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत शक्यिां प्रदान करते हैं । 

अनुसूची 


SI 


OFF 
CODE 


NAME 


PIN NO 


DESIG 


OFFICE NAME 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


221460 


MD . HUSSAIN 


2203382 J. E. 


REGISTRAR, T.M.B.U. , 
BHAGALPUR 


१ 


2 


221460 


SANJAY KUMAR . 


2203399 J. E. 


REGISTRAR , T.M.B.U., 
BHAGALPUR 


3 


221458 


HIRALAL GUPTA 


2204685 J.E. 


GANGA PUMP CANAL 
DIVISION , KAHALGAON 


4 


221458 


DHIRENDRANATH 
SINGH 


2204686 J.E. 


GANGA PUMP CANAL 
DIVISION , KAHALGAON 


5 


221458 


AJAY KR SINGH 


2204687 J.E. 


GANGA PUMP CANAL 
DIVISION , KAHALGAON 


6 


221458 


RAJDEV SAH 


2204698 | J.E. 


GANGA PUMP CANAL 
DIVISION , KAHALGAON 


7 


221458 


PRASANT KUMAR . 


2204705 | J.E. 


GANGA PUMP CANAL 
DIVISION , KAHALGAON 


8 


220014 


BINDESHWAR 
SAHNI 


2207136 | J.E. 


EXE . ENGG ., RURAL 
WORKS DIVISION , 
MAYAGANJ, BHAGALPUR 


9 


220014 


DINA NATH ROY 


2207137 J.E. 


EXE . ENGG ., RURAL 
WORKS DIVISION , 
MAYAGANJ, BHAGALPUR 


PER JUIC , 1 JAIS 2009 


3 


SI 


OFF 
CODE 


NAME 


PIN NO 


DESIG 


OFFICE NAME 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


10 220014 


RANJIT KR 
MANDAL 


2207138 J.E. 


EXE . ENGG ., RURAL 
WORKS DIVISION , 
MAYAGANJ, BHAGALPUR 


2 


11 | 220015 


BIBHAKAR KUMAR 


2207203 J.E. 


EXE . ENGG ., NATIONAL 
HIGH WAY DIVISION , 
R.C.D., ZERO MILE , 
BHAGALPUR 


> 


12 220015 


NIRANJAN KUMAR 
SAHA 


2207213 J.E. 


EXE. ENGG ., NATIONAL 
HIGH WAY DIVISION , 
R.C.D., ZERO MILE , 
BHAGALPUR 


13 | 220040 


RAVISHANKAR PD . 


2207370 J.E. 


DY.DIRECTOR ,GROUND 
WATER INVESTIGATION 
DIVISION ,MINOR 
IRRIGATION COLONY , 
MAYAGANJ BHAGALPUR 


14 220157 


MAHESH KUMAR 


2208709 J.E. 


UNITED INDIA INSURANCE 
COMPANY LTD ., 
DIVISIONAL OFFICE , 
SHAHID CHOWK , 
BHAGALPUR 


15 220157 


AMARESH 
SHARMA 


2208712 J.E. 


UNITED INDIA INSURANCE 
COMPANY LTD ., 
DIVISIONAL OFFICE , 
SHAHID CHOWK , 
BHAGALPUR 


16 | 220157 


RAJENDRA 
PRASAD SAH 


2208714 J.E. 


UNITED INDIA INSURANCE 
COMPANY LTD ., 
DIVISIONAL OFFICE , 
SHAHID CHOWK , 
BHAGALPUR 


17 | 220682 


SAROJ KUMAR 
CHOUDHARY 


2209727 


DIV . 
ACCOUNTS 
OFFICER 


EXE.ENGG ., MECHANICAL 
DIVISION , COMBIND 
BUILDING , BHAGALPUR 


4 


बिहार गजट , 1 जुलाई 2009 


SI 


OFF 
CODE 


NAME 


PIN NO 


DESIG 


OFFICE NAME 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


१ 


18 


221163 


KAMESHWAR 
PRASAD 


2100232 


S.O 


CHIEF ENGG . , PHED , NEAR 
JAIPRAKASH UDYAN , 
BHAGALPUR 


19 


220046 


PARMANAND 
PRASAD 


2207491 


INSPECTOR 
OF 
FACTORIES 


OFFICE OF THE INSPECTOR 
OF FACTORIES CAMPUS OF 
DY . LABOUR 
COMMISSIONER , R.R. 
ROAD , BHAGALPUR 


20 


220131 


KAMLESH 
KR.CHOUDHARY 


2208445 


AE 


GANGA BRIDGE CIRCLE 2 . 
RCD BHAGALPUR 


21 


220029 


HEMANT KR . 
GUPTA 


2207295 


ASST . 
DIRECTOR 


ASST. DIRECTOR , WEAVER 
SERVICE CENTRE , BARARI, 
BHAGALPUR 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजवंश मणि सिंह, संयुक्त सचिव । 


गृह विभाग 


अधिसूचनाएं 

12 मई 2009 
सं० 1 / पी 1-10-13/ 2007 खंड ।।- गृ० आ०-2706— श्री जितेन्द्र कुमार , भा ० पु ० से ० ( 93 ) , पुलिस उप - महानिरीक्षक , 
पदस्थापन की प्रतीक्षा में (दिनांक 1 अप्रील , 2009 से ) को अगले आदेश तक पुलिस उप - महानिरीक्षक , ( कार्मिक ) , बिहार , पटना 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री कुमार , अपने कार्या के अतिरिक्त पुलिस उप - महानिरीक्षक ( मानवाधिकार ), बिहार, पटना एवं पुलिस उप - महानिरीक्षक 
( सुरक्षा ) , विशेष शाखा, बिहार , पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 

सं ० 1/ पी ० 1-10-13 /2007 खड II गृ ० आ०-2707- श्री योगेन्द्र पासवान , भा ० प्र० से ० ( 96 ) , पुलिस अधीक्षक , 
सहकारिता कोषांग , अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , कमजोर 
वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता हैं । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 

12 मई 2009 
सं ० 1/ पी 1-10-13 / 2007 खंड ।।- गृ० आ०-2708— श्री अजिताभ कुमार, भा ० पु० से ० ( 97 ) पुलिस अधीक्षक ( सी ० ) , 
अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस -1, पटना के 
प्रभार में रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट, 1 जुलाई 2009 


5 


गृह ( आरक्षी ) विभाग 


अधिसूचनाएं 

27 अप्रील 2009 
सं ० 2/ पी01-202 /2007( खंड -1 ) गृ० आ०-2271 — बिहार पुलिस सेवा के निम्नांकित पुलिस उपाधीक्षकों को कॉलम 4 में 
अंकित स्थान पर अगले आदेश तक स्थानान्तरित/ पदस्थापित किया जाता है : 
पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन 

पदस्थापित स्थान 
2 

3 
श्री सुरेश प्रसाद 

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शेरघाटी पुलिस उपाधीक्षक , विद्युत् निगरानी कोषांग , 


क्रम 


4 


. 


पटना 


श्री रंजन कुमार 


पुलिस उपाधीक्षक , एस० टी ० एफ ० , बिहार, पटना। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शेरघाटी 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव। 


14 मई 2009 
सं ० 1/ एल1-10-15 / 2008 - गृ ० आ०-2805 — श्री अरुण चन्द्र वर्मा , भा ० प्र ० से० ( 79 ) , अपर पुलिस महानिदेशक , 
आधुनिकीकरण , बिहार , पटना को निजी व्यय पर निजी कारणों से संयुक्त राष्ट अमेरिका की यात्रा हेतु अखिल भारतीय सेवायें 
( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 25 मई 2009 से 8 जुलाई 2009 तक कुल 45 
( पैतालीस ) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री वर्मा के अवकाश के दौरान श्री सुनील कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक , राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , बिहार , 
पटना इनके कार्यों का निषपादन करेंगे । 
3. श्री वर्मा के अवकाश से वापस आते ही यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


19 मई 2009 
सं ० 1/एल1-10-08/09 - गृ० आ०-2887— श्री रविन्द्र कुमार, भा ० पु० से० ( 84) , पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजनिंग एवं 
बजट ) , बिहार , पटना को अखिल भारतीय सेवायें ( छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10 , 11 , 20 एवं 05 के अन्तर्गत दिनांक 
20 मई, 2009 से 5 जून , 2009 तक कुल ( सत्रह ) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । साथ- ही दिनांक 
6 जून, 2009 से 7 जून 2009 को अनुमति अवकाश प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० ) -अस्पष्ट , 

संयुक्त सचिव । 

1 जून 2009 
सं०-1 एल०-10-11 /2009 - गृ० आ ० 3201— श्री मनु महराज , भा ० पु ० से० पुलिस अधीक्षक , जहानाबाद को निजी कार्य 
हेतु अखिल भारतीय सेवायें ( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 25 मई 2009 से 13 जून 
2009 तक कुल 20 ( बीस ) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. पुलिस अधीक्षक , जहानाबाद को उक्त अवकाश की अवधि में पुलिस अधीक्षक , अरवल अपने कार्यों के अतिरिक्त 
जहानाबाद जिले के भी प्रभार में रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
धीरेन्द्र मोहन झा , संयुक्त सचिव । 


6 


बिहार गजट , 1 जुलाई 2009 


5 जून 2009 
सं०-2/ पी -1-201/ 2007 - गृ0 आ0-3291- श्री रामस्वरूप पासवान, पुलिस उपाधीक्षक ( प्रशासन ) , श्रेत्रीय उप महानिरीक्षक 
कार्यालय , भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , बिहार सैन्य पुलिस -9 , जमालपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० ) -अस्पष्ट, 
संयुक्त सचिव । 


5 जून 2009 
सं0-7 / सी0-01-202 / 08 - गृ0 आ0-3321 – वित्त विभाग की अधिसूचना सं 0 3 एम0-2-5 - वै0 पु0-28 / 99 
4685 वि ०(2) दि 0 25 जून 2003 एवं ज्ञापंक 1802, दिनांक 23 मार्च 2006 के आलोक में बिहार अभियोजन संवर्ग के 
निम्नलिखित अभियोजन पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना) नियमावली 
2003 के प्रावधानो के तहत उनके नाम के सामने स्तम्भ -4 में अंकित तिथि से प्रथम एवं द्वितीय वृति उन्नयन की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

2. अभियोजन पदाधिकारियों को प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृति उन्नयन का लाभ दि 0 09 अगस्त 1999 से 06 
अप्रैल 2003 तक वित्त विभाग की अधिसूचन सं 0 4685, दिनांक 25 जून 2003 द्वारा निर्धारित प्रथम ए0 सी 0 पी 0 का लाभ 
वेतनमान ( अपुनरीक्षित ) ( रू 0) 7500-12000 में एवं द्वितीय ए0 सी 0 पी 0 का लाभ वेतनमान ( अपुनरीक्षित ) ( रू 0 ) 8000-13500 में 
देय है क्योंकि उक्त तिथि तक सहायक अभियोजन पदाधिकारियों का कोई संवर्गीय प्रोन्नति का वेतनमान स्वीकृत नहीं है । 
वित्त विभाग के संकल्प सं 0 1982 दि 0 29 मार्च 2006 एवं यथा संशोधित पत्र सं 0 430 , दिनांक 17 जनवरी 2007 द्वारा उक्त 
संवर्ग को स्वीकृत संवर्गीय पद प्रोन्नति के वेतनमानों के आधार पर दि 0 07 अप्रैल 2003 से प्रथम ए0 सी 0 पी 0 का लाभ 
वेतनमान ( अपुनरीक्षित ) ( रू 0) 10000-15200 एवं द्वितीय ए 0 सी 0 पी 0 का लाभ वेतनमान ( अपुनरीक्षित) (रू 0) 12000-16500 में 
देय है । 
क्रम सं 0 अभि 0 पदाधिकारी का नाम सेवा में योगदान की तिथि प्रथम / द्वितीय ए ० सी ० पी ० अभ्युक्ति 
सेवा संपुष्टि की तिथि लाभ देने की तिथि 

4 
श्री अखिलेश कुमार 

09.08.99 से प्रथम 
( सेवानिवृत्त ) 

01.09.99 से द्वितीय 
श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी 

09.08.99 से प्रथम 
( सेवानिवृत्त ) 

21.11.01 से द्वितीय 
श्री सूर्यदेव प्रसाद 

31.03.08 से द्वितीय 


1 


2 


3 


5 


1 . 


01.09.75 
01.10.83 


2 . 


21.11.77 
23.08.85 


3. 


31.03.84 
01.07.91 


4 . 


श्री देवेन्द्र 

कुमार मिश्र 


02.04.08 से द्वितीय 


02.04.84 
01.07.86 


5 . 


श्री भवनाथ झा 


03.04.08 से द्वितीय 


03.04.84 
19.01.91 


6 . 


मनोज कुमार 


11.04.08 से द्वितीय 


11.04.84 
11.04.86 


7 . 


श्री जयप्रकाश सिंह 


02.04.08 से द्वितीय 


02.04.84 
01.09.86 


8 . 


श्री भोलानाथ सिंह 


09.04.84 


09.04.08 से द्वितीय 


9 . 


अमरेन्द्र कुमार सिंह 


01.07.90 
04.04.84 
21.12.87 


04.04.08 से द्वितीय 


10 . 


श्री सुजीत कुमार सिन्हा 


07.04.84 


07.04.08 से द्वितीय 


21.12.86 


11 . 


श्री सूर्यनन्दन तिवारी 


05.04.84 


05.04.08 से द्वितीय 


26.09.88 


बिहार गजट , 1 जुलाई 2009 


7 


क्रम सं 0 


अभि 0 पदाधिकारी का नाम 


अभ्युक्ति 


सेवा में योगदान की तिथि 
सेवा संपुष्टि की तिथि 

3 


प्रथम / द्वितीय ए० सी ० पी ० 
लाभ देने की तिथि 

4 
16.04.08 से द्वितीय 


1 


5 


2 
श्री धर्मदेव सिंह 


12. 


16.04.84 
01.08.88 
06.04.84 
31.12.86 


13. 


नरेश कुमार सिन्हा 


06.04.08 से द्वितीय 


14. 


श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह 


05.04.08 से द्वितीय 


05.04.84 
04.07.88 


15. 


श्री सुनील कुमार 


31.07.08 से द्वितीय 


16. 


श्री राम नारायण ठाकुर 


31.03.08 से द्वितीय 


31.07.84 
31.07.86 
31.03.84 
01.03.88 
26.05.84 
01.08.87 


17 . 


श्री रंजीत कुमार 


26.05.08 से द्वितीय 


18 . 


श्री सर्वदेव 


02.04.08 से द्वितीय 


19. 


श्री राजकुमार मंडल 


06.09.07 से प्रथम 


02.04.84 
01.04.86 
06.09.95 
30.09.01 
08.04.94 
08.04.96 


20 . 


श्री ज्ञानेन्द्र दत्त राय 


08.04.06 से प्रथम 


21 . 


श्री राम रूप 


22.03.06 से प्रथम 


22.03.94 
23.03.94 


22. 


श्री सुखदेव सरोज 


31.03.06 से प्रथम 


31.03.94 
30.09.99 


23. 


श्री सरवन प्रसाद 


02.04.06 से प्रथम 


02.04.94 
12.12.99 
30.03.94 


24. 


श्री देवानन्द पासवान 


30.03.06 से प्रथम 


11.01.98 


25. 


श्री महेश प्रसाद राय 


24.03.06 से प्रथम 


24.03.94 
24.03.96 


26. 


श्री राम किशोर 


02.04.06 से प्रथम 


02.04.94 
02.04.96 


27 . 


श्री दयाशंकर धुसिया 


31.03.06 से प्रथम 


31.03.94 
11.01.98 


3. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप इन पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना नियमावली 
2003 के नियम 8 एवं इसमें यथा संशोधित वित्त विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 1802 वि0 दि 0 23 मार्च 2006 अनुसार किया 
जायगा । वेतन नियतन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1)(ए0)(1) के अनुसार होगा । 

4. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित 
पदाधिकारियों को प्रदत्त ए 0 सी 0 पी 0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान 
की गई राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

बी 0 के 0सिंह, उप सचिव । 


5 जून 2009 
संख्या -7 / सी01-203 / 07 - गृ0 आ0-3322 — पटना, बिहार अभियोजन संवर्ग के निम्नलिखित सहायक अभियोजन 
पदाधिकारियों को अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी के संवर्गीय प्रोन्नति के पद पर वेतनमान ( अपुनरिक्षित) 
रु 0 10,000-325-15200 में उनके नाम के सामने अंकित तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


8 


बिहार गजट , 1 जुलाई 2009 


क्रम संख्या 


नाम / कोटि क्रमांक 


आरक्षण की स्थिति 


प्रोन्नति की तिथि 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह (123 ) 


अनारक्षित 


1 अगस्त 2003 से 


2 . 


श्री सुजीत कुमार सिन्हा (124 ) 


अनारक्षित 


1 अगस्त 2003 से 


3 . 


श्री सूर्यनन्दन तिवारी (125 ) 


अनारक्षित 


1 अक्तूबर 2003 से 


श्री धर्मदेव सिंह (126 ) 


अनारक्षित 


1 दिसम्बर 20.03 से 


5 . 


श्री नवल किशोर प्र0 विद्यार्थी ( 387 ) 


अनु० जाति 


1 दिसम्बर 2003 से 


6 . 


श्री नरेश कुमार सिन्हा (127 ) 


सामान्य 


1 जनवरी 2004 से 


7 . 


श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह (128 ) 


सामान्य 


1 फरवरी 2004 से 


8 . 


श्री सुनील कुमार (130 ) 


सामान्य 


1 फरवरी 2004 से 


9 . 


श्री राम नारायण ठाकुर (132 ) 


सामान्य 


1 मार्च 2004 से 


10 . 


श्री रणजीत कुमार (134 ) 


सामान्य 


1 अप्रील 2004 से 


11. 


श्री बीरेन्द्र कुमार भंडारी (392 ) 


अनु० जाति 


1 जुलाई 2004 से 


12. 


श्री सर्व देव (137 ) 


सामान्य 


1 जुलाई 2004 से 


13. 


श्री नरेन्द्र कुमार सिंह (138 ) 


सामान्य 


1 अगस्त 2004 से 


14. 


श्री शलिलेश कुमार (140) 


सामान्य 


1 अगस्त 2004 से 


15. 


श्री हिमांशु शेखर सिंह ( 148) 


सामान्य 


1 अक्तूबर 2004 से 


16 . 


श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव (149 ) 


सामान्य 


1 नवम्बर 2004 से 


17. 


श्री द्वारिका चौधरी ( 404 ) 


अनु० जाति 


1 नवम्बर 2004 से 


18. 


श्री स्वतन्त्र वीर सिंह (150 ) 


सामान्य 


1 नवम्बर 2004 से 


19 . 


विजय प्रताप सिंह ( 151 ) 


सामान्य 


1 दिसम्बर 2004 से 


20 . 


श्री त्रियुगी नाथ तिवारी (153 ) 


सामान्य 


1 जनवरी 2005 से 


21. 


श्री महेन्द्रराम ( 412) 


अनु० जाति 


1 फरवरी 2005 से 


22. 


श्री सत्येन्द्र कुमार ( 156 ) 


सामान्य 


1 फरवरी 2005 से 


23. 


श्री राजकुमार मंडल ( 158 ) 


न्य 


14 जून 2006 से 


24 . 


श्री शंभू कुमार(159 ) 


सामान्य 


1 अप्रील 2007 से 


बिहार गजट, 1 जुलाई 2009 


9 


क्रम संख्या 


नाम / कोटि क्रमांक 


आरक्षण की स्थिति 


प्रोन्नति की तिथि 


1 


2 


3 


4 


25 . 


श्री सुरेश कुमार (160) 


सामान्य 


1 अप्रील 2007 से 


26. 


श्री विनोद कुमार गुप्ता (163) 


सामान्य 


1 मई 2007 से 


27 . 


श्री शंभूनाथ चौधरी (164 ) 


सामान्य 


1 जुलाई 2007 से 


28. 


श्री अरविन्द कुमार सुमन (165 ) 


सामान्य 


1 अगस्त 2007 से 


29. 


श्री शैलेश कुमार सिन्हा ( 166 ) 


सामान्य 


1 अगस्त 2007 से 


30 . 


श्री अजीत कुमार साह (167 ) 


सामान्य 


1 दिसम्बर 2007 से 


31. 


श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा (168 ) 


सामान्य 


1 मार्च 2008 से 


32. 


श्री हिमांशु रंजन (170 ) 


सामान्य 


1 मार्च 2008 से 


33. 


श्री रमेन्द्रनाथ (171 ) 


सामान्य 


1 जून 2008 से 


34. 


श्री मंसूर आलम (172) 


सामान्य 


1 जुलाई 08 से 


35 . 


श्री विजय कमार नं0–1 (175 ) 


सामान्य 


1 जुलाई 2008 से 


2. भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

( ह 0) -अस्पष्ट, 

उप सचिव । 
बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

8 जून 2009 
संख्या-1 स्था०-37/09-921 - वि ० स ० — सभा सचिवालय के पत्रांक 223 , दिनांक 30 जनवरी 2009 द्वारा प्रवर्तित षष्टम 
वेतन पुनरीक्षण संबंधी वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3 ए०-2 - वे ० पु०-04 /2009-362 वि ० ( 2 ) , दिनांक 17 जनवरी 2009 के 
अनुसरण में श्री संजय कुमार सिंह , प्रशासी पदाधिकारी , बिहार विधान सभा का दिनांक 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में 
वेतन औपबंधिक रूप से संलग्न विवरणी में निर्धारित किया जाता है । 

औपबंधिक रूप से पुनरीक्षित वेतन का भुगतान दिनांक 1 जनवरी 2009 से किया जाएगा और यह तब तक जारी रहेगा 
जब तक कि वेतन समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार नई वेतन संरचना के संबंध में अंतिम निर्णय संसूचित नहीं कर देती है । 
पुनरीक्षित वेतनमान में भुगतान पूर्णतः औपबंधिक है । 

अन्य अनुमान्य भत्ते वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प में दिये गये निदेशों के अनुरूप होंगे । 

एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं०-357, दिनांक 17 फरवरी 2009 के साथ संलग्न विवरण के क्रमांक 16 को 
इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

चन्द्रमोहन झा , अवर सचिव । 


10 


बिहार गजट , 1 जुलाई 2009 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


दिनांक 01.01.06 के बाद प्रोन्नति हुई हो तो 

वेतन निर्धारण 


hot 


मौजूदावेतनमेंवेतनवृद्धिकीतिथि 


दिनांक01.01.06कोबैण्डवेतनमेंनिर्धारितवेतन 
Vरनिंगवेतनबैण्डमेंवेतन 

कॉलम-7एवं8कायोगफल) 

अनुवर्तीवेतनवृद्धिकीतिथिएवंवेतन@3% 
०ग्रेडवेतन 


-दिनांक01.04.07कोअनुमान्यवेतन 

प्रोन्नति 
की 
तिथि 
/ 
मूल 
वेतन 


दिनांक01.01.06कोमूलवेतन ०वतनबैण्ड 


नामएवंपदनाम 


वेतन 

मूलअनुवर्तीवेतनवृद्धिकीतिथिएवं वेतन@3%वेतन दिनांक01.01.2009को 


८०मौजूदावेतनमान 


जोड़ेएकवेतनवृद्धि 


घटायेग्रेडवेतन 


क्रमांक 


०जोड़ेनयाग्रेडवेतन 


वेतनबैण्ड 


•अभियुक्ति 


2 


9 


10 


13 


17 


18 


श्री 
संजय 
कुमार 
सिंह 
, प्रशासीपदाधिकारी 


7500-250-12,000/ 


PB-2Rs9300-34,800/ 


14-06-2005 


01.07.06-21,720/ 01.07.07-22,380/ 01.07.08-23,060/ 


8750/ 


16,280/ 


4800/ 


21,080 


21,720 


23,060/ 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन ) 


अधिसूचना 

26 जून 2009 
संख्या- I / ई - 610 / 2006-1516 — श्री अवधेश कुमार झा, संयुक्त अवर निबंधक , पटना को दिनांक 21 नवम्बर 
2008 से दिनांक 6 दिसम्बर 2008 तक कुल 16 (सोलह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, बिहार सेवा संहिता के 
नियम 227, 228 एवं 248 ( A) के अन्तर्गत दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
चन्द्रशेखर सिंह, अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 15-571 + 210 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 1 जुलाई 2009 


11 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


पथ निर्माण विभाग 


शुद्धि - पत्र 

25 मई 2009 
सं ० 1/स्था०-73/08-5289( एस ० ) — ( 1 ) अधिसूचना सं ० 4910 ( एस ) सहपठित ज्ञापांक 4948 ( एस ) , दिनांक 18 मई, 
2009 में राज्य उच्च पथ प्रमंडल, मोतिहारी एट हाजीपुर के स्थान पर राज्य उच्च पथ प्रमंडल , हाजीपुर पढ़ा जाए । 

सं ० 1/ स्था०-73/08-5290( एस ० ) — ( 2 ) अधिसूचना सं ० 4943 ( एस ) सहपठित ज्ञापांक 4948 ( एस) , दिनांक 18 मई, 
2009 में श्री दिलीप कुमार सिन्हा के स्थान पर श्री दिलीप कुमार पढ़ा जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
के 0 पी 0 पाण्डेय , संयुक्त सचिव । 


गृह ( आरक्षी ) विभाग 


शुद्धि - पत्र 

28 मई 2009 
सं ० 1/एल1-10-10/2005 - गृ ० आ०-3077 -- गृह ( आरक्षी ) विभागीय अधिसूचना संख्या 1017, दिनांक 4 मार्च 2009 में 
टंकण भूल के कारण “ दिनांक 12 फरवरी 2009 से 23 फरवरी 2009 " अंकित हो गया है। 

अतः भूल सुधार करते हुये “ दिनांक 12 फरवरी 2009 से 23 फरवरी 2009 " पढ़ा एवं समझा जाय । 
अधिसूचना की शेष शर्ते यथावत रहेगी। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

( ह ० ) -अस्पष्ट , 
संयुक्त सचिव । 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

17 जून 2009 
सं ० - प्र ०1 / वि ०वि०-01 / 08-06-1984 — विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा -162 की उपधारा (2 ) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार , बिहार , विद्युत निरीक्षक , बिहार अथवा मुख्य विद्युत निरीक्षक , बिहार के द्वारा 
पारित आदेश / आदेशों के विरूद्ध अपील दायर करने हेतु बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सक्षम अपीलीय प्राधिकार 
घोषित करती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
सी ० के ० मिश्रा, प्रधान सचिव । 


12 


बिहार गजट , 1 जुलाई 2009 


The 17th June 2009 
No. Pra.1 /Bi.Bi. -01 /08-06-1984 — In exercise of the powers conferred under Sub -Section 
( 2 ) of Section 162 of Electricity Act, 2003 , the State Govt. declare Bihar Electricity Regulatory 
Commission as appropriate Appellate Authority against the order/orders passed by Electrical 
Inspector, Bihar or Chief Electrical Inspector , Bihar. 

By order of the Governor of Bihar , 

C. K. MISHRA, 

Principal Secretary. 
संख्या - पुर0-1 / 2004-345 / रा० 
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग 


संकल्प 

22 जून 2009 
हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना वर्ष 2009-10 के अधीन प्रकाशन अनुदान के निमित्त विभिन्न लेखकों की 
पांडुलिपियों के मूल्यांकन तथा प्रकाशन अनुदान की अनुशंसा के लिए निम्नरूप में एक समिति गठित की जाती है: 
1. (1 ) प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग 

अध्यक्ष 
( 2 ) डॉ ० कुमार विमल , 96 एम0 आई0 जी 0, लोहियानगर, पटना -20 

सदस्य 
( 3 ) श्री जियालाल आर्य, किदवईपुरी, पटना -1 

सदस्य 
( 4) निदेशक , मंत्रिमंडल सचिवालय ( राजभाषा) विभाग 

सदस्य सचिव 
2. यह समिति प्रकाशन अनुदान हेतु प्राप्त पांडुलिपियों का चयन गुणवत्ता के आधार पर करते हुए अपनी अनुशंसा 
सरकार को देगी । 
आदेश आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित 
किया जाय तथा सभी विभाग एवं विभागाध्यक्षों को भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

गिरीश शंकर, प्रधान सचिव । 
निगरानी विभाग , सूचना भवन 


अधिसूचना 

28 जून 2009 
सं ० सं ० - नि ० वि ० स्था०-122 / 06 ( खंड- II) डी फर्मा- 2894 — राज्य सरकार ने आम जनता को सामाजिक एवं 
आर्थिक विकास का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ताकि सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए निगरानी विभाग के 
विशेष निगरानी इकाई में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त वरीय लोक अभियोजक / जिला विधि सलाहकार से भरे जान 
वाले 5 (पाँच) पदों पर अनुबंध के आधर पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया है । 

इन सेवानिवृत्त वरीय लोक अभियोजक / जिला विधि सलाहकार के चयन हेतु मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग की 
अधिसूचना संख्या- 4960 दिनांक -21 दिसम्बर 2006 को विलोपित करते हुए सरकार से प्राप्त आदेश के आलोक में प्रधान 
सचिव, निगरानी विभाग की अध्यक्षता में एक चयन समिति का पुनर्गठन किया जाता है जिसमे निम्नांकित पदाधिकारियों को 
सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है । 

प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना 

अपर महानिदेशक , निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना । 
3. सचिव, विधि विभाग, बिहार , पटना 
4. पुलिस महानिदेशक , बिहार द्वारा नामित आरक्षित वर्ग से 
पुलिस महानिरीक्षक के स्तर का कोई पदाधिकारी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आर० के ० जैन ०, संयुक्त सचिव । 


1 . 
2 . 


अध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 


बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 15-571 + 25 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


